निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 741 ) 


5 आश्विन 1935 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 27 सितम्बर 2013 


वित विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 सितम्बर 2013 
सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10080 -वि0 — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
राकेश कुमार II, सहायक कोषागार पदाधिकारी, अररिया को अगले आदेश तक सहायक कोषागार 
पदाधिकारी , पटना समाहरणालय कोषागार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 

TOप्रO / स्था0 -35/ 2011- 10081-विo — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
नरेन्द्र कुमार राम, सहायक कोषागार पदाधिकारी, भभुआ को अगले आदेश तक सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

__ सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10082-विo — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
प्रेम पुष्प कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , अरवल को अगले आदेश तक सहायक कोषागार 
पदाधिकारी , पटना समाहरणालय कोषागार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संo को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10083-विo — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
चन्द्र प्रकाश , उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को अगले आदेश तक लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10084-वि0 — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
संतोष कुमार II, उप कोषागार पदाधिकारी , दलसिंहसराय को अगले आदेश तक सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10085 -विo — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
राजेश राम , उप कोषागार पदाधिकारी, दाउदनगर को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10086 -विo — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
विजय कुमार रजक, उप कोषागार पदाधिकारी , मसोढ़ी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , विकास भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


गार 


बिहार गजट ( असाधारण), 27 सितम्बर 2013 
___ सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10087-वि0 — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
विजय कुमार सिंह , उप कोषागार पदाधिकारी, हिलसा को अगले आदेश तक सहायक कोषागार 
पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संo को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10088 -विo — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
कुमार विजय प्रताप , उप कोषागार पदाधिकारी, वीरपुर को अगले आदेश तक सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10089 -वि0 — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
श्यामा कांत मेहरा, उप कोषागार पदाधिकारी , नवगछिया को अगले आदेश तक सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10090 — बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री कन्हैया 
लाल गोस्वामी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , बेगुसराय को अगले आदेश तक अपने कार्यो के 
अतिरिक्त जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, खगड़िया का प्रभार दिया जाता है । । 

सं० को0प्र0 / स्था0- 35 / 2011- 10091-विo — बिहार वित्त सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
अब्दुल्ला अंसारी, कोषागार पदाधिकारी , मोतिहारी को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , खगड़िया के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजीव हंस , 
सचिव (व्यय ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 741- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


